निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

-18 आषाढ 1933 croon 


( सं0 पटना 460 ) 


18 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 9 जुलाई 2010 


पथ निर्माण विभाग 


- - - 


- - - 


अधिसूचना 

22 जनवरी 2010 
सं0 निग0 / सारा - 4 ( पथ ) - नि0 - 19 / 08 - 1232 (एस ) — श्री रामायण शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, 
पथ प्रमंडल संख्या 1, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवा -निवृत्त मो० - अभियंता नगर, पो0 - अभियंता नगर, पटना के विरुद्ध 
पथ प्रमंडल संख्या 1, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत मुजफ्फरपुर - महुआ पथ के 5वें से 15वें कि0मी0 तक काम के बदले 
अनाज योजनानतर्गत चौड़ीकरण एवं सोलिंग कार्य में बरती गयी अनियमितता ( आरोप वर्ष 2005 - 06) के लिए 
निगरानी विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 12837 (एस), अनु०, दिनांक 1 अक्तूबर 2008 
द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । 

उनके पत्रांक 1915 दिनांक 25 अक्तूबर 2008 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर तकनीकी दल का मंतव्य एवं 
विभागीय समीक्षोपरान्त उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया । 

___ अतएव सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा श्री रामायण शर्मा, तत्काल कार्यपालक अभियंता सम्प्रति 
सेवा -निवृत , मो0 अभियंता नगर, पो0 अभियंता नगर, पटना को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) - अस्पष्ट , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


सरप 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 460 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


